निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YANA 


सत्यमेव जयते 


बिहार 


गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


26 फाल्गुन 1941 ( श ० ) 
पटना , सोमवार , 16 मार्च 2020 


( सं ० पटना 204) 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

25 फरवरी 2020 
सं 0 अ ० स ० क०-02-31 / 2014 / 39 -- अब्दुल रशीद अंसारी, ( 60 वीं से 62 वीं बैच, बिहार वित्त सेवा) राज्य 
कर - सहायक आयुक्त, बेतिया अंचल, बेतिया तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण 
सेवा (मेधा क्रमांक -235 / 13 ) को वाणिज्य कर आयुक्त - सह - सचिव, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या -392 दिनांक 
07.02.2020 एवं राज्य कर संयुक्त आयुक्त - सह - प्रभारी, बेतिया अंचल, बेतिया का आदेश संख्या -19 / 19-20 सहपठित 
ज्ञापांक 51 दिनांक 08.02.2020 द्वारा मो 0 अंसारी के अनुरोध पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में पुनः वापसी हेतु 
विधिवत् विरमित किया गया है । 

उक्त अधिसूचना के आलोक में अब्दुल रशीद अंसारी द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण सेवा अन्तर्गत जिला 
अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के रूप में दिये गये योगदान को स्वीकृत करते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण 
पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी ) में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

अब्दुल रशीद अंसारी के अभ्यावेदन के आलोक में बिहार वित्त सेवा से अल्पसंख्यक कल्याण सेवा में पदस्थापन 
किये जाने के फलस्वरूप इन्हें मार्ग यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 
प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

आदेश से 
डॉ 0 अमीर आफाक अहमद फैजी, 
संयुक्त सचिव - सह -निदेशक । 


2. 


3 . 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 204-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


